निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 273 ) पटना , सोमवार , 25 फरवरी 2019 


माम 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

22 फरवरी 2019 
सं० 01 / निगम (विविध ) - 08 - 01 / 2018( पार्ट - II ) - 1534 - बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय 
कर्मशाला, फुलवारीशरीफ , पटना की जमीन पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय, बस डिपो का कार्यालय 
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय , जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र भवन का 
निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ , पटना में प्रस्तावित परिवहन परिसर के निर्माण कार्य 
का कुर्सी क्षेत्रफल दर आधारित तकनीकि अनुमोदन प्राक्कलन 124 .03 करोड़ ( एक सौ चौबीस करोड़ तीन लाख) रूपये 
की राशि प्राप्त करविकसित /निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार अग्रवाल , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 273-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


